सन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013 - 2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2- 22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


न 


सत्यमेव जयते 


ग 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 336 ] 


रायपुर , मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 - आषाढ़ 25 , शक 1941 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 . 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 152 / 2019 / 18. – छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद् दन्तेवाडा जिला 
दन्तेवाडा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतदद्वारा अवधारित करता है : 


1 . 


दन्तेवाडा नगर पालिका परिषद् को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक 
वार्ड की सीमा निर्धारित करता है । 


2. 


यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा । 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 


2 


5 
6 


| 


| 


| 


वार्ड का नाम 
डॉ . अम्बेडकर वार्ड 
महात्मा गांधी वार्ड 
राजीव नगर वार्ड 
पं . जवाहरलाल नेहरू वार्ड 
माता दन्तेश्वरी वार्ड 
लाल बहादर शास्त्री वार्ड 
सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 
चंद्रशेखर आजाद वाडे 
नयापारा वार्ड 
सुभाषचंद्र बोस वार्ड 
सिविल लाईन वार्ड 
इंदिरा वार्ड 
भगत सिंह वार्ड 
संजय नगर वार्ड 
राजेन्द्र नगर वार्ड 


__ 15 


672 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


दन्तेवाडा नगर पालिका परिषद् के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक :- 01 डॉ . अम्बेडकर वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


उत्तर - पश्चिम की मिलान बिन्दु शंखनी नदी के किनारे से जंयती बाई के मकान को लेते हुए सी . सी. 
सड़क पार कर चिलमुल के मकान से सी . सी. सड़क के किनारे -किनारे नारी निकेतन की बाउण्ड्रीवाल 
से होते हुए ए. सी ऑफिस के लेखापाल श्री साहू के शासकीय आवास के सामने वाली सड़क को पार 
कर बरगद पेड़ से अंबेडकर पार्क होते हुए मुख्य मार्ग तक । 
मुख्य मार्ग के किनारे बने अंबेडकर पार्क से कन्या हाई स्कूल, नवीन मिडिल स्कूल के बगल वाली गली 
को पार कर कमल रावत के घर से बचेली रोड होते हुए पातररास गणेश नगर, से डी. ए. व्ही . स्कूल 
कन्या परिसर को शामिल कर मुख्य मार्ग पर बने बांगा - बाड़ी पुलिया तक । 
बांगा – बाड़ी पुलिया से नगर पालिका की पश्चिमी सीमा डंकनी नदी तक । 
डंकनी नदी के किनारे -किनारे पातररास गणेश नगर की पश्चिमी सीमा होते हुए ट्रायवल कॉलानी को 
शामिल करते हुए नदी के किनारे - किनारे बने मकानों को लेते हुए जंयती बाई के मकान तक | 


दक्षिण : 
पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक: - 02 महात्मा गांधी वार्ड 


उत्तर : - 


पूर्व : 


हरिश नागेश मकान से महतू के मकान को शामिल करते हुए जेल बाड़ी से फरसपाल की ओर जाने 
वाली रोड को पार करते हुए नदी के उपर बने पुल के समीप रामनाथ दास के दुकान तक । 
रामनाथ दास के दुकान से नीचे की ओर बने सी . सी . सड़क के किनारे बने मकानों को लेते हुए राम 
खिलावन के मकान से शंकनी नदी को पार करते हुए उप जेल को शामिल कर नगर पालिका के वार्ड 
कमांक 02 का पूर्व एवं दक्षिण का कोना एवं करन्जेनार ग्राम पंचायत के सरहद तक । 
नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 के पूर्व एवं दक्षिण का कोना एवं करन्जेनार ग्राम पंचायत के सरहद से 
पश्चिम की ओर चलते हुए गोपाल राम कन्नौजे के मकान तक । 
गोपाल राम कन्नौजे के मकान से पश्चिम एवं उत्तर की सीमा पर स्थित हरिश नागेश के मकान तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक : - 03 राजीव नगर वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 
दक्षिण : 


फरसपाल रोड पर स्थित नगरपालिका की उत्तरीय - पश्चिमी सीमा पर स्थित रेल्वे कासिंग से भैरम बाबा 
मंदिर को लेते हुए कतियार रास स्थित मिडिल स्कूल से नदी तट तक । 
मिडिल स्कूल से नदी के किनारे - किनारे बने मकानों को लेते हुए फरसपाल रोड स्थित पुल तक । 
फरसपाल जाने वाली रोड पर स्थित पुल से रोड के किनारे - किनारे बने मकान दीपक अग्रवाल , मिशन 
कम्पाउंड को लेते हुए सप्ताहिक बाजार जाने वाली रोड को पार कर फरसपाल चौक को पार करते हुए 
प्रमोद जोघ के मकान नर्सिंग कॉलेज तक । 
दक्षिण पश्चिम की मिलान बिन्दु पर स्थित नर्सिंग कॉलेज से नगर पालिका की पश्चिमी सीमा मे चलते 
हुए सम्पत राव , दशा राम के मकान एवं जयलाल के मकान को शामिल करते हुए फरसपाल रोड पर 
स्थित रेल्वे क्रासिंग तक । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक : - 04 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व: 


शंखनी नदी के किनारे स्थित कमल ठाकुर के मकान से सुलभ शौचालय के पास बस स्टैण्ड जाने वाली 
गली से बुकिंग कार्यालय भवन एवं बस स्टैण्ड पर स्थित नगर पालिका की दुकान विकट डेली निड्स 
को लेते हुए मुख्य मार्ग से लगे सपना किराना दुकान तक । 
मुख्य मार्ग पर स्थित सपना किराना स्टोर से मुख्य मार्ग से लगे दुकानों को लेते हुए फरसपाल रोड को 
पार करते हुए शंकर राय के मकान, ताज किराना, कांग्रेस भवन को शामिल करते हुए रूक्खमणी कन्या 
आश्रम तक । 
रूखमणी कन्या आश्रम से ट्रायवल कॉलोनी जाने वाली मार्ग को पार करते हुए पम्प हाउस को शामिल 
करते हुए फीबी बाई के मकान के पिछे बने सी . सी सड़क तक । 
वार्ड के दक्षिण एंव पश्चिम सीमा पर स्थित फीबी बाई के मकान के पिछे बने सी . सी . रोड के किनारे 
स्थित मकानों को लेते हुए संजीव राव के मकान को लेते हुए फरसपाल रोड को पार कर राजू चौधरी 
के मकान से नदी के किनारे बने पूर्णिमा बाई, रजक के मकान को शामिल करते हुए कमल ठाकुर के 
मकान तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


672 ( 1 ) 


वार्ड क्रमांक: - 05 माता दन्तेश्वरी वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


उत्तर और दक्षिण सीमा की मिलान बिन्द शंखनी नदी स्थित माँ दंतेश्वरी मंदिर के पिछे संगम से नदी 
के किनारे -किनारे होते हुए विनायक महापात्र के मकान को लेते हुए संतोष महापात्र के मकान से मुख्य 
मार्ग पर बने पुल तक । 
मुख्य मार्ग से लगे संतोष महापात्र के मकान से गायत्री मंदिर को लेते हुए मंदिर रोड को पार कर नगर 
पालिका काम्पलेक्स, रघुनाथ देवांगन के मकान को लेते हुए मुख्य मार्ग के किनारे बने मकानों एवं 
दुकानों को तेते हुए बस स्टैण्ड प्रवेश मार्ग के किनारे मिश्रा मेडिकल स्टोर तक । 
मिश्रा मेडिकल स्टोर से नगरपालिका की दुकानों से शुलभ शौचालय को शामिल करते हुए पिछे स्थित 
शंखनी नदी के तट तक । 
शंखनी नदी तट पर वार्ड के दक्षिण एवं पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु पर स्थित शुलभ शौचालय 
से नदी के किनारे बने श्यामलाल का मकान , जे श्रीनिवास के मकान को लेते हुए भट्टीपारा में स्थित 
मकानों को शामिल करते हुए मॉ दन्तेश्वरी मंदिर के पिछे शंखनी एवं डंकनी नदी स्थित संगम तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक: - 06 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


वार्ड की उत्तरीय एवं पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु पर स्थित सुशीला यादव के मकान से जिला 
पंचायत के पास प्रशिक्षण केन्द्र के निकट नाला के पास बने शिवमंदिर को लेते हुए जगदलपुर रोड पर 
स्थित महादेव नाला से मुख्य मार्ग को पार करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क कार्यालय एवं मिच्चा पाण्डू 
के मकान को शामिल करते हुए वार्ड क0 06 एवं 07 की उत्तरीय पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक । 
वार्ड की उत्तरीय पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से एस. आर.नाग के मकान से लगे टेकनार सड़क को पार 
करते हुए श्यामबती राणा के मकान को शामिल करते हुए बरन राम नेताम के मकान एवं राम मंदिर को 
लेते हुए रेल्वे क्रासिंग को पार करके टुक्कू के मकान एवं मुख्य मार्ग पर बने मकान - दुकानों को लेते 
हुए मुख्य मार्ग पर एस. पी . कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय को शामिल करते हुए शंखनी - डंकनी पुल 
के पास बने इंटेक वेल तक । 
शंखनी - डंकनी पुल के पास बने इंटेक वेल से शंखनी नदी के किनारे -किनारे मुक्तिधाम को लेते हुए 
संगम तक । 
शंखनी - डंकनी नदी के संगम से नदी के किनारे - किनारे एंव रेल्वे पटरी को पार कर कोर्ट परिसर में 
बने मकानों को लेते हुए लालू प्रधान के घर एवं पुराना लाईवलीहुड कॉलेज को लेते हुए सुशीला 
यादव के घर तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक: - 07 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


वार्ड की उत्तरीय पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से फिरोज खान के मकान से होते हुए हुड़को कॉलोनी 
के पिछे बने कबाड़ी पारा के मकानों को लेते हुए अनिल ईश्वर के मकान को शामिल करते हुए कमलेश 
कर्मा के घर तक । 
उत्तरीय - पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु पर कमलेश कर्मा के मकान से मोहनी शुक्ला, सालेमव बॉय के 
मकान को लेते हुए पुराना वेयर हाउस से नगी सी. सी . रोड के किनारे - किनारे सागौन प्लांटेशन से 
टेकनार रोड पार करके बेदी ठेकेदार के मकान से मंगल महानंद के मकान को लेते हुए रेल्वे पटरी 
तक । 
पूर्व एवं दक्षिण के मिलान बिन्दु रेल्वे पटरी के किनारे - किनारे होते हुए चन्द्रिका नेताम के मकान से 
टेकनार रोड पर चलते हुए मूनसिंह मण्डावी के मकान तक । 
मूनसिंह मण्डावी के मकान से फिरोज खान के मकान तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक: - 08 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 
दक्षिण: 


पश्चिम - उत्तरीय सीमा के मिलान बिन्दु से टेकनार रोड पर बने दिवाकर भुईयया के मकान को लेते हुए 
टेकनार रोड के किनारे बने मकानों को लेते हुए आर.ई.एस. कॉलोनी जाने वाली सी . सी. सड़क से रेल्वे 
पटरी को पार कर रेल्वे स्टेशन तक । 
रेल्वे स्टेशन से रेल्वे कॉलोनी के बने मकानों को लेते हुए फॉरेस्ट डिपो के दक्षिण पूर्वी सीमा तक । 
फॉरेस्ट डिपो के दक्षिण पूर्वी सीमा से फॉरेस्ट डिपो के अन्दर बने मकानों को लेते हुए रेल्वे स्टेशन रोड 
पर बने राम नरेश मिश्रा के मकान को शामिल करते हुए मुख्य मार्ग पर स्थित मनोहर सिंह के मकान 
तक । 
मुख्य मार्ग पर स्थित मनोहर सिंह ठाकुर के मकान से आंवराभाटा मिडिल स्कूल से रेल्वे पटरी को पार 
कर राम मंदिर के पिछे बने सी . सी . सड़क एवं टेकनार रोड के मिलान बिन्दु पर दिवाकर भुईया के 
मकान तक । 


पश्चिम: 


672 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक: - 09 नयापारा वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम: 


जिला पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र से रेल्वे पटरी से लगे चालकीपारा से दशरा के घर तक । 
दशरा के घर से मुरिया पारा होकर कमलू के घर तक । 
कमलू के घर से सियाराम कश्यप के घर तक । 
सियाराम कश्यप के घर से सोनानी के घर को लेकर जिला पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र तक । 


वार्ड क्रमांक: - 10 सुभाषचंद्र बोस वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


दक्षिण : 


परदेशी होटल से लगे रेल्वे स्टेशन रोड पर बने मकान / दुकान को लेते हुए जिला पंचायत कॉलोनी 
तक । 
उत्तरीय - पूर्व की मिलान बिन्दु पर स्थित जिला पंचायत कॉलोनी से वृन्दावन दास बैरागी के मकान को 
लेते हुए ट्रांजिस्ट हॉस्टल को शामिल कर डंकनी नदी तट तक । 
डंकनी नदी तट से सियापाराम, अविनाश कश्यप के मकान से नदी किनारे - किनारे होते हुए डंकनी नदी 
पुल तक । 
डंकनी नदी पुल से लगे मजिस्ट्रेड बंगला से मुख्य मार्ग पर जैविक कैफे , आस्था गुरूकुल से जी .ए. डी . 
कॉलोनी रोड को पार करते हुए नगर पालिका की दुकानों, कॉलोनी को लेते हुए वन मण्डलाधिकारी 
आवास को शामिल करते हुए परदेशी हॉटल तक । 


पश्चिम: 


वार्ड क्रमांक:- 11 सिविल लाईन वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


डंकनी नदी पुल से जिला सहकारी बैंक को लेते हुए फॉरेस्ट नर्सरी के किनारे बने मकानों को लेते हुए 
वाच टावर से संतोष ठाकुर के घर तक । 
उत्तर - पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु पर स्थित संतोष ठाकुर के घर से निर्मल निकेतन, हाई स्कूल एवं 
हाई स्कूल मैदान को लेते हुए पंकज झा के मकान से ईदगाह एवं फॉरेस्ट सागौन प्लांटेशन के किनारे 
बने मकानों को लेते हुए कटेकल्याण रोड स्थित फॉरेस्ट नाका एवं कॉलोनी तक । 
फारेस्ट कॉलोनी के पिछे स्थित छोटे झाड़ के जंगल के किनारे बने मकानों को लेते हुए पाण्डा के 
मकान तक । 
उत्तर - पश्चिम के मिलान बिन्दु पाण्डा के मकान से सी . सी . रोड होकर गोस्वामी के घर को लेते हुए 
शांतनू ठाकुर के घर को लेते हुए कटेकल्याण रोड को पार करते हुए पशुचिकित्सालय के सामने गौरव 
पथ रोड के किनारे -किनारे बने मकानों को लेते हुए जिला सहकारी बैंक तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम: 


वार्ड क्रमांक: - 12 इंदिरा वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


मुख्य मार्ग से लगे सी . सी . रोड पर स्थित विश्वकर्मा के मकान से सी. सी . रोड पर बने मकानों को लेते 
हुए सत्तीश श्रीवास्तव के घर से उद्यान विभाग को पार करते हुए राजेश देवांगन के घर से छोटे झाड़ 
के जंगल को पार करते फॉरेस्ट कॉलोनी को छोड़कर कटेकल्याण रोड पर स्थित मुरिया पारा को 
शामिल करते हुए नयापारा की ओर जाने वाली रोड तक । 
उत्तर -पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु नयापारा जाने वाली रोड से हुंगा के मकान होते हुए देवी सिंह के 
मकान तक । 
देवी सिंह के मकान से प्रा. शा . / मा . शाला एवं चमरू राम के मकान को लेते हुए। पहाड़ों के किनारे होते 
हुए बचेली रोड पर स्थित बांगा बाड़ी पुलिया तक । 
नगर पालिका के दक्षिण पश्चिम सीमा के मिलान बिन्दु बांगा बाड़ी पुलिया से बचेली जगदलपुर मार्ग के 
किनारे स्थित मिश्रा के मकान एवं विद्युत मण्डल कार्यालय को शामिल करते हुए विश्वकर्मा के मकान . 
तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम: 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


672 ( 3 ) 


वार्ड क्रमांक: - 13 भगत सिंह वार्ड 


उत्तर : 


पूर्वः 


वार्ड की उत्तर - पश्चिम सीमा के मिलान बिन्दु पर स्थित पुराना ग्रामीण बैंक के बगल वाली पगडण्डी से 
होते हुए रामनाथ देवांगन के मकान को शामिल करते हुए डामर रोड को पार करते हुए वार्ड क्रमांक 15 
की ओर जाने वाली सड़क से होकर देवी सिह के मकान के सामने बने सीसी रोड पर स्थित लक्ष्मी 
सोनानी, विद्याधर प्रधान के घर को शामिल करते हुए वार्ड की उत्तरीय -पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु 
गौरव पथ रोड तक । 
वार्ड के उत्तरीय -पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु गौरव पथ सड़क से पुराना कलेक्ट्रेट परिसर स्थित 
शासकीय भवनों को लेते हुए कटेकल्याण रोड पार करके दुर्गा मंच के बाजू वाली गली से चलते हुए 
ब्लॉक कॉलोनी के मकानों को लेते हुए दुर्गा मंच के पीछे स्थित सी . सी . सड़क तक । 
दुर्गा मंच के पीछे सी. सी . सड़क से ब्लॉक कॉलोनी के पीछे स्थित सी . सी सड़क से डॉ. घनंजय के 
आवास के सामने वाली सी . सी . सड़क पर बने ब्लॉक कॉलोनी के मकानों को लेते नगर पालिका की 
पम्प हाउस को शामिल कर डामर सड़क पार करके सी . सी सड़क होकर पी. सोनवानी के घर तक । 
दक्षिण - पश्चिम सीमा के मिलान बिन्दु पी . सोनवानी के मकान से भारतीय स्टेट बैंक को लेते हुए 
कटेकल्याण रोड को पार करके अशोक तिवारी के दुकान / मकान को शामिल करते हुए मेन रोड के 
किनारे बने विद्यासागर सिंह, सोम का मकान से पुराना ग्रामीण बैंक के पास वाली बाजू गली तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम: 


वार्ड क्रमांक: - 14 संजय नगर वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व : 


दक्षिण : 


पुलिस कॉलोनी से हाई स्कूल जाने वाली सड़क के किनारे बने टीचर कॉलोनी तक । 
हाई स्कूल टीचर कॉलोनी से जिला अस्पताल एवं विद्युत मण्डल सब स्टेशन होते हुए सिचाई कॉलोनी 
चौक रोड पार करते हुए मिश्रा कॉलोनी एवं पटवारी क्वाटर से आगे एम लिंगा के मकान तक । 
एम.लिंगा के मकान से सी . सी . रोड के किनारे बने हुए मकानों को शा मिल करते हुए कन्हाईलाल नाग 
के मकान को मिलाते हुए उषा शर्मा के मकान को मिलाते एस. बी . शाह के मकान तक । 
मुख्य मार्ग पर लक्की बुट हाऊस तालाब किनारे दुकानों से होकर पुराना धर्मशाला, पुलिस थाना को 
शामिल करते हुए पुलिस कॉलोनी तक । 


पश्चिम: 


वार्ड क्रमांक: - 15 राजेन्द्र नगर वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व: 


मुख्य मार्ग से रेस्ट हाउस की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित रोहित गुप्ता के डेली निड्स की दुकान 
से लगे रोड किनारे कल्लु फैंसी, सुनिता फैंसी स्टोर से दीपंकर राय की दुकान के बाजू गली को पार 
कर एन. आर. के पिल्ले मकान फारेस्ट कार्यालय से लगे रोड के किनारे बने मकान एंव दुकान को शामिल 
करते हुए नरेन्द्र गुप्ता की दुकान से बीरेन्द्र गुप्ता के मकान, अनवर खान मकान को लेते हुए वकिल 
मो0 के घर के सामने डामर सड़क को पार कर मोहम्मद कासिम , शिव शंकर सिंह भदौरिया मकान को 
शामिल करते हुए गौरव पथ के किनारे नंदलाल विश्वकर्मा के मकान तक । 
नंदलाल विश्वकर्मा के मकान से गौरव पथ के किनारे बने फॉरेस्ट कॉलोनी के मकानों को लेते हुए एस. 
पी . मिश्रा, अशोक पाल, मनोज कौरव के मकान को शामिल करते हुए स्व . लक्ष्मैया राव के मकान तक । 
स्व . लक्ष्मैया राव के मकान के बाजू वाली गली सी. सी . रोड के किनारे बने मकानों को शामिल करते हुए 
अनूप विश्वास के मकान एवं डामर सड़क को पार देवी सिंह के मकान के बगल वाली सी . सी . सड़क के 
किनारे बने आर. सी ठाकुर के मकान को शामिल करते हुए पुराना ग्रामीण बैंक की ओर जाने वाली 
पगडण्डी से चलते हुए पुराना ग्रामीण बैंक तक । 
मुख्य मार्ग पर स्थित पुराना ग्रामीण बैंक से रोड के किनारे -किनारे बने मकानों / दुकानों को शामिल 
करते हए रेस्ट हाउस जाने वाली मार्ग के किनारे उत्तरीय - पश्चिम सीमा के मिलान बिन्दु रोहित डेली . 
निड्स की दुकान तक । 


दक्षिण: 


पश्चिम: 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का, उप - सचिव . 


672 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 1 - 152 / 2019 / 18. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस 
विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 - 152 / 2019 / 18 दिनांक 12 - 07 - 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार 
से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का , उप - सचिव. 


Atal Nagar, the 12th July 2019 


NOTIFICATION 


No. F 1- 152 /2019 / 18 . — In exercise of the powers conferred by sub section (1 ) of section 29 of the 
chhattisgarh municipalities act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of 
wards of Municipal Council Dantewada Distt . Dantewada as per schedule given Below : 


Divides Municipal Council Dantewada into 15 wards and described the limits of each ward as shown 
in schedule . 


2. 


Notified that one councilor shall be elected from each such ward . 


SCHEDULE 


S . No. of ward 


Name of the ward 
Dr. Ambedkar Ward 
MahatmaGandhi Ward 
Rajiv Nagar Ward 
Pt. Jawahar Lal Nehru Ward 
Mata Danteshwari Ward 
Lal Bahadur Shastri Ward 
Sardar Vallabh Bhai Patel Ward 
Chandra Shekhar Azad Ward 
Nayapara Ward 
Subhash Chandra Bose Ward 
Civil Line Ward 
Indira Ward 
Bhagat Singh Ward 
Sanjay Nagar Ward 
Rajendra Nagar Ward 


10 


12 


13 


14 
15 


FONTANG 15145 , facis 16 al 2019 


672 (5 ) 


Descriptions of the Boundries of ward ofMunicipal Council Dantewada 


Ward number : -01 Dr. Ambedkar ward 


North : 


East : 


From north -west meeting Point, Passing through Side of Shankini river adding Jayanti Bai house 
and Crossing C .C . road and from Chilmul house Passing through Corner of C .C . road along Side 
Of Nari niketan s Boundary wall and crossing the road infront of govt house of Shri Sahu 
account and of Ac Office and along the banyan tree and Ambedkar Park up to the main road . 
From the side of Ambedkar Park Situated on the Corner of main road , Crossing the Street on 
the side of girl s. High School , Navin middle school Passing through Kamal Rawat house , 
Bacheli road , Pataras, Ganesh Nagar, adding DAV School, girls Campus, up to Banga-Badi 
bridge on the main road . 
From Banga -Badi bridge to west boundary Of Nagar Palika near Dankani river. 
Along the side of Dankani river west boundary of Patarras, Ganesh Nagar, adding tribal Colony 
and along the house s on the Side of river up Jayanti Bai s house. 


South : 
West : 


Ward Number: - 02 Mahatma Gandhi Ward 


North : 


East : - 


Harish Nagesh house to Mahatu house ( inclusive ) and from Jail badi crossing the road going to 
Pataras up to the Ram nath Das s Shop near the bridge built on the river. 
Taking the houses built on the side of the CC road from the Ramnath Das shop , crossing the 
Shankni river from the house of Ram Khilvan s house , by including the sub -jail , the east and 
south corner of the municipality ward number 02 Until the border of Karanjnar Gram 
Panchayat.. 
Gopal Ram Kannauj s house, moving towards west from the border of corner and Karanjnar 
Gram Panchayat to the east and south of Ward number 2 of the municipality and to the west 
side. 
From the house of Gopal Ram Kannauj, to the house of Harish Nagesh located on the west and 
north border. 


South : - 


West : - 


Ward number: - 03 Rajiv Nagar ward 


North : 


East : 


South : 


From the railway Crossing on the north and west boundary of Nagar Palika at Faraspal road to 
river bed Passing through Bhairam baba temple, and Katyar Ras middle School. 
From middle School to the bridge on the Faraspal Road Passing through house s Constructed 
along the side of river. 
From the bridge Constructed on the road leading to the Faraspal and taking the house of Deepak 
Agrawal Constructed on the Side of the road , and Mission Compound Crossing the road leading 
to the weekly Market and Faraspal Chowk up to the house of Pramod Jodh , Nursing College . 
From the Nursing College at the meeting Point Of South west and Passing through to the west 
boundary of Nagar Palika adding Sampat Rao , Dasha Ram and Jailal house up to railway 
Crossing on the Faraspal road . 


West : 


Ward number: - 04 Pandit Jawahar Lal Nehru Ward 


North : - 


East : 


From the Kamal thakur s house on the back of Shankani river to the Street leading to bus stand 
near Sulabh Souchalaya to booking office and Nagar Palika Shop Viket Daily needs, up to 
Sapna Kirana Shop on themain road . 
From the Sapna Kirana Store on the main road and the taking the Shop s on the main road 
Crossing Faraspal road adding Shankar Rai house, Taj Kirana, Congress Bhavan , up to 
Rukkhmani Kanya Ashram . 
Rukkhmani Kanya Ashram to the C . C . road Constructed on the back up side of Fivi Bai s 
Crossing the tribal Colony road adding Pump house . 
From the house s Constructed on the C . C . road Situated at the back of Fivi Baihouse at South 
west boundary of the ward , taking Sanjeev Rao house Crossing Faraspal road from Raju 
Chaudhary house adding Purnima bai, Rajak house Constructed on the back of river up to Kamal 
thakur house. 


South : 


West : - 


672 (6 ) 


UNIRPIC G48 ,faith 16 GCN 2019 


Ward number : -05 Mata Danteshwari Ward 


North : 


East : 


From the Shankani river Situated on the North South boundary s meeting Point Maa 
Danteshwari temple Pass along the side of river adding Vinayak Mahapatra house and Santosh 
Mahapatra house , up to the bridge on the main road . 
From the Santosh Mahapatra house on themain road Passing to the Gayatri temple , Crossing the 
temple road adding Nagar Palika Complex , house of Raghunath Dewangan , House s and Shop s 
Constructed on the Side ofmain road up Mishra Medical Store Situated at the Entry road of Bus 
Stand . 
From the Mishra Medical Store , Nagar Palika Shop s and adding Sulabh Souchalaya up to the 
Back of Shankani river at the Back Side . 
From the Sulabh Souchalaya Situated on the South west border meeting Point to the house of J. 
Srinivas, Shamlal Constructed on the back of river and including house of Bhatti Para , up 
Behind the Maa Danteshwari temple to Shankani Dankani river Sangam Point. 


South : - 


. 


West : - 


Ward number: - 06 Lal Bahadur Shastri Ward 


North : 


East : 


From the house of Sushila yadav situated on the meeting Point of the South west boundary of 
the ward adding Shiv temple at Nala near training center, Zila Panchayat, Crossing the main 
road near Mahadev Nala, on the Jagdalpur road and adding Primeminister gram sadak office 
and house of Michha Pandu up to meeting Point of ward no 06 and 07 northen Boundary . 
From the north East boundary meeting Point of the ward, Crossing the road adjacent to S. N . Nag 
house , adding the house of Shyamvati Rana , taking Baran Ram netam and Ram temple Crossing 
railway, Crossing taking house of tukku and house s / Shop s, SP Office on the main road 
adding Nagar Palika office up to the intak well at the bridge on the Shankani Dankani river. 
From the intak well near the bridge on Shankani Dankani river Passing to the Back of Shankani 
river adding mukti dham up Sangam . 
From the Sangam of Shankani Dhankani river Passing along the river Crossing railway track 
adding house s Constructed on the campas of Court adding Lalu Pradhan s house and old lively 
hood College up to Sushila yadav house’e . 


South : 


West : 


Ward number: -07 Sardar Vallabh Bhai Patel Ward 


North : 


East : 


From the meeting Point of ward s north west boundaries Passing through Firoz Khan s house 
and the house s Constructed Kabadi Para , behind hudco Colony, adding Anil Ishwar s house up 
to the house of Kamlesh Karma. 
From the house of Kamlesh Karma at the meeting Point of north East boundary of the ward , 
adding Mohani Shukla, Salamav boy house , and Passing through old were house , Side of New 
C .C . Road , Sagon Plantation and Crossing teknar raod and from Bendi Contractor house adding 
the house ofmangalmahanand up to railway track . 
Moving on from the house of Chandrika Netam house along the edge of the Meeting point 
railway track between East and South ,moving to the house of Munsingh Mandavi. 
From the house ofMoonsingh Mandavi, to Feroz Khan s house . 


South : 


West : - 


Ward number: - 08 Chandrashekhar Azad Ward 


North : 


East : 
South : - 


Taking the house of Diwakar Bhuayya , located on the Tankanar road from the Meeting point of 
the west -north border, taking the houses built on the back of the Takhanar road, the R .E .S . 
Colony to go to California Crossing the railway track from the railway to the railway station 
From Railway Station to house & railway colony up to South east boundary & forest Depo . 
From South - east boundary & forest Depo , taking the house inside the depo , taking the house & 
Naresh Mishra at railway Station road up to Manohar Singh s house at main road . 
From the house of Manohar Singh Thakur, on the main road , crossing the railway track from 
Anwarabhata Middle School, behind the Ram temple , From the point of view of the road and the 
point of Milan s road to the house of Divakar Bhuyia . 


West : - 


SOMETIC THYE , farlin 16 


A 


2019 


672 ( 7 ) 


Ward number: -09 Nayapara Ward 


North : 


East : 
South : - 
West : - 


From the jila panchayat training center to the Dashra house , from the railway track to the 
railway track . 
From the house of Dashra to , Muria para to Kamlu s house 
From Kamlu s house , to Siyaram Kashyap s house. 
From the house of Siyaram Kashyap to the Sonani s house to the Jila Panchayat Training Center. 


Ward number: - 10 Subhash Chandra Bose Ward 


North : 


East : 


From Pardeshi hotel hose/ Shops touching the Railway Station road up to the colony & Jila 
Panchayat Colony . 
From Jila Panchayat Colony Situated at North - east meeting Point, including the house & 
Vrindavan das bairagi and Transit hostel up to bank & Dankani river . 
From the house of Siyaram , Avinash Kashyap , from the river Dankni, along the banks of the 
river bank, till the Dankni river bridge .. 
Organic cafe on the main road from Majestret Bungalow , from Dinkani river bridge, by G . A .D . 
Crossing Road , taking themunicipal shops, the colony, the DFO house, to the pardeshi hotel. 


South : 


West : - 


Ward number : - 11 Civil Line Ward 


North : 


East : 


Taking the district cooperative bank from the Dankni river bridge , taking the houses along the 
Forest Nurseries , from the watch tower to Santosh Thakur s house . 
From Santosh thakur s house at meeting Point & North east boundary, including Nirmal 
Niketan s School, High School and ground & High School, Pankaj s house to idgaah and house 
beside forest Sagon Plantation up to forest Naka and Colony at Kate Kalyan Road . 
Behind forest Colony , including the house behind the forest up to house of Panda . 
From Panda s house at meeting Point & North west including C . C . road Goswami s house & 
Shantanu thakur, Crossing the Kate Kalyan , House beside Gauarav Path road infront & vetnary 
hospital up to Jila Sahakari Bank . 


South : 
West : - 


Ward number: -12 Indira Ward 


North : 


East : 


CC by main road CC on the road from Vishwakarma s house Taking the houses on the road , 
crossing the garden department from the house of Satish Shrivastav, passing the forest of small 
trees, from the house of Rajesh Devangan , leaving the forest Colony, on the road leading 
towards Nayapara involving Muriya Para located on Katekalayan Road . 
From the naya para road leading to meeting point, north - eastern boundary , to house of a hugha, 
to the house of Devi Singh . 
Taking the house of Devi Singh s house from the house of primary school / high school and 
Chamuru Ram , by the side of the mountains, to Banga Badi bridge on Bacheli Road . 
From Banga badi bridge at South west boundary & Nagar Palika , to mishra s house at Bacheli 
Jagdalpur road including the office & electricity board up to Vishwakarma s house. 


South : 


West : 


Ward number: - 13 Bhagat Singh Ward 


North : 


East : 


From the foot Path beside old Gramin bank Situated at meeting Point of North west boundary of 
ward , including Ramnath Dewangan s house Crossing the Laxmisenani house at road , including 
the road towards ward 15 to C . C . road infront of house of Devi Singh , including the house of 
Vidyadhar Pradhan up to Gaurav Path road at meeting Point of North east boundary of the ward . 
From Gaurav Path road of ward at meeting Point of North East, including the Govt buildings 
Situated at the old Collectorate Campus, Crossing the Kate Kalyan road from the Path beside the 
durga manch , including the house of block Colony up to C . C . road behind the Durga Manch . 
From C . C . road behind the durga manch from C .C . road behind the block colony including the 
house of block colony at C . C . road in front of Dr. Dhannajay s house , including Pump house of 
Nagar Palika , Crossing the Tar road up to P Sonwani,s house at C .C . Road . 
From P Sonwani’ s house at South west meeting Point including State bank of India Crossing the 
Kate Kalyan road to Ashok Tiwari s house /Shop including the house of Vidyasagar Singh Som 
beside main road , from Som s house to Path near the old gramin bank . 


South : - 


West : - 


672 (8 ) 


O 


G 


11995 , facich 16 


MIS 2019 


Ward number: - 14 Sanjay Nagar Ward 


North : 
East : 


From Police Colony up to teacher colony beside the road to high school. 
From teacher colony of high school to , District hospital and electricity board Sub Station 
Crosssing the Irrigation colony Chowk road to mishra colony up to linga s house in front of 
Patwari s quarter . 
From M Linga s house including the house beside the C .C . road , including Kanhailal Nag s 
house and Usha Sharma s house up to S . B . Shah s house. 
From Lucky boot house at main road , shop s of beside the pond to old Dharamshala ’ including 
Police Station up to Police Colony . 


South : - 


West : - 


Ward number: - 15 Rajendra Nagar Ward 


North : 


East : 


From Rohit gupta s Dailyneeds at main road towards rest house toucki the shop beside Kallu 
fancy Sunita fancy Store Path beside Deepanka rai s Shop to N .R . K . Pillai s house touchay 
forest office road including the house road Shop s from Narendra gupta s Shop s to Beerendra 
gupta s house , including Anwar Khan s house crossing the road in front of Vakil mohd to mohd 
Kasim and Shiv Shankar bhadauria s house up to NandLal Vishwakarmas house at Gauravpath . 
From Nandlal Vishwakarma s house to house beside forest colony of Gauravpath including the 
house of S . P .Mishra, Ashok Pal manoj Kaurav s house up to house of late shri Lakshmaiya rao . 
From Path beside Late Lakshmaiya rao s house including the house beside the C .C . Road and 
Anup Vishwas s house, Crossing the Tar road to R .C . Thakurs house beside the C .C . Road of 
Devi Singh s house up to old Gramin bank . 
From old Gramin bank Situated atmain road including the houses/Shop s beside the road up to 
Rohit Dailly need s Shop beside the meeting point North west boundary to road to wards Rest 
house . 


South : - 


West : 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R . EKKA , Deputy Secretary . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


